. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 भाद्र, 1938 ( श० ) 


संख्या - 609 राँची, मंगलवार, 


29 अगस्त, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 
6 जुलाई, 2017 


कृपया पढ़े: 
1. उपायुक्त, दुमका का पत्रांक - 619/ गो0, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 एवं पत्रांक - 134 / गो०, दिनांक 

24 जनवरी , 2012 
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक -3939 , दिनांक 
14 जुलाई, 2011, पत्रांक -6327 , दिनांक 12 अक्टूबर , 2011, संकल्प सं०-2089, दिनांक 2 मार्च, 2013 , 
संकल्प सं०-6641, दिनांक 24 मई , 2012, पत्रांक -9830, दिनांक 7 सितम्बर , 2014, पत्रांक -9830, दिनांक 
7 सितम्बर , 2014 एवं संकल्प सं०- 3575 , दिनांक 20 अप्रैल, 2015 
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक - 222, दिनांक 17 अक्टूबर , 2012 
4. राज्यपाल सचिवालय का पत्रांक -1899 , दिनांक 1 सितम्बर , 2015 

संख्या -5/ आरोप-1- 668/ 2014 का .- 7806-- श्री सुधीर कुमार दास , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -741 / 03 , 
गृह जिला - देवघर ), के अंचल अधिकारी , दुमका के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, दुमका के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 अगस्त , 2017 
पत्रांक -619 / गो०, दिनांक 11 अप्रैल , 2011 द्वारा प्रपत्र- क में 05 ( पाँच ) आरोप गठित कर उपलब्ध 
कराया गया । 

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री दास से विभागीय पत्रांक - 3939 , दिनांक 
14 जुलाई , 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक -681 , दिनांक 
1 अगस्त , 2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । तत्पश्चात् श्री दास के स्पष्टीकरण 
पर विभागीय पत्रांक- 6327 , दिनांक 12 अक्टूबर , 2011 द्वारा उपायुक्त, दुमका से मंतव्य की माँग की 
गयी । उपायुक्त , दुमका के पत्रांक -134 / गो०, दिनांक 24 जनवरी, 2012 द्वारा श्री दास के स्पष्टीकरण पर 
मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए इसे 
स्वीकार योग्य नहीं बताया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- 2089, दिनांक 2 मार्च, 2013 द्वारा श्री दास 
के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री पंकज कुमार मिश्र, झा०प्र०से० ( सेवानिवृत ), 
विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच०ई०सी० , गोलचक्कर, धुर्वा, राँची 
को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं०-6641 , दिनांक 24 मई, 2012 द्वारा श्री पंकज कुमार 
मिश्र, झा0प्र0से0 (सेवानिवृत), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग , 
एच0ई0सी0 , गोलचक्कर , धुर्वा, राँची के स्थान पर श्री श्याम सुन्दर प्रसाद , सेवानिवृत भा०प्र०से० , विभागीय 
जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच०ई०सी०, गोलचक्कर , धुर्वा, राँची को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद , सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी - सह- संचालन 
पदाधिकारी के पत्रांक -222 , दिनांक 17 अक्टूबर , 2012 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । 

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री दास को निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक 
प्रभाव से रोकने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक - 9830, दिनांक 7 सितम्बर , 2014 द्वारा इनसे 
द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-207 , दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 
द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया | 

श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण , संचालन पदाधिकारी के 
जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई । 
समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-3575 , दिनांक 20 अप्रैल , 2015 द्वारा श्री 
दास के विरूद्ध दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया 


गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 29 अगस्त , 2017 

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री दास द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे 
उपायुक्त, दुमका के पत्रांक - 141 , दिनांक 10 जून , 2015 द्वारा माननीय राज्यपाल को अग्रसारित किया 
गया । राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक -1899, दिनांक 1 सितम्बर, 2015 द्वारा इनका अपील अभ्यावेदन 
इस विभाग को प्राप्त हुआ | 

श्री दास के अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा 
अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है । 

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दुमका, 
सम्प्रति विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर के अपील अभ्यावेदन को 
अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०- 3575, दिनांक 20 अप्रैल , 2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को 
यथावत् रखा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 609-- 50 


